R 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 124 राँची ,मंगलवार 

18 मार्च, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
21 फरवरी, 2014 


विषयः- विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी के पाँच पद पर 
भारतीय प्रशासनिक सेवा/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरीय कालमान के अन्यून पदाधिकारी 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में । 


संख्या -1694--विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर रांची में पाँच 
विभागीय जाँच पदाधिकारियों के पद का सृजन विभागीय संकल्प संo. 2334 दिनांक 04 मई, 2011 

द्वारा किया गया है, जिनपर नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी । उक्त विभागीय जाँच 
पदाधिकारियों के चार पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरीय 
कालमान ( वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700 /-) के अन्यून वैसे पदाधिकारी जो स्वच्छ छवि के , 
परिश्रमी एवं पूर्ण निष्ठायुक्त हों नियुक्त किये जायेंगे तथा एक पद पर कार्य विभाग से संबंधित मामलों 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 मार्च, 2014 
का निष्पादन हेतु राज्य अभियंत्रण सेवा के सेवानिवृत्त वरीय कालमान के अन्यून पदाधिकारी की 
नियुक्ति की जायेगी । 


2. राज्य अभियंत्रण सेवा के सेवानिवृत्त वरीय कालमान के अन्यून उपयुक्त पदाधिकारी की 
अनुशंसा कई वर्ष बीत जाने के बाद कार्य विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सरकार 
द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त एक पद को भारतीय प्रशासनिक 
सेवा/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरीय कालमान( वेतनमान 37400 -67000 ग्रेड पे 8700/-) 
के अन्यून वैसे पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी, जो स्वच्छ छवि के परिश्रमी एवं पूर्ण निष्ठायुक्त हों । 


3. 


यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है । 


आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व 
साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/ सभी 
विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस०के० शतपथी , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 124 - 50 | 


